रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO D . L .-33004/ 99 


मयाजात 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


ALLIBRAR 


- 


. 


. . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


an 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड ३ - - उप- खण्ड (ii ) 
PARTIL - Section 3 - Sub-section (ii ) 

GOVERNMENT 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 407 ] 

नई दिल्ली, बुधवार , जून 20, 2001/ ज्येष्ठ 30 , 1923 
No. 407 ] 

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20 , 2001/ JYAISTHA 30 , 1923 
लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय 

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND 

AGRO AND RURAL INDUSTRIES 
अधिसूचना 

NOTIFICATION 
नई दिल्ली, 20 जून, 2001 

New Delhi, the 20th June , 2001 
का . आ . 537( अ ). - केन्द्रीय सरकार , खादी और ग्रामोद्योग 

S. 0 . 537 ( E). - In exercise of the powers conferred 
आयोग नियम, 1957 के नियम 13 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग 

by Section 10 of the Khadi and Village Industries 

Commission Act, 1956 (61 of 1956 ) read with rule 13 of 
आयोग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 61 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त 

Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957 , the 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( लघु Central Government hereby makes the following 
उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग ), की अधिसूचना संख्या amendment in the notification of the Government of India 
का . आ . 175 ( अ ), दिनांक 15 मार्च, 1999, भारत सरकार के राजपत्र 

in the Ministry of Industry , Department of Small Scale 

Industries and Agro and Rural Industries number S . O . 
असाधारण 17 मार्च, 1999 को प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन 

175( E ), dated the 15th March , 1999, published in the Gazette 
करती है : 

of India , Extra -ordinary on 17th March , 1999, namely : 
उक्त अधिसूचना में , ( i ) शब्द " उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग 

In the said notification , (i) for the word “Ministry of 
तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग " के स्थान पर, 

Industry, Departmentof Small Scale Industries 

and Agro and Rural Industries" wherever they 
जहां भी ये आते हों , शब्द " लघु उद्योग तथा कृषि एवं 

occur thc words “ Ministry of Small Scale 
ग्रामीण उद्योग मंत्रालय " रखे जाएंगे । 

Industries and Agro and Rural Industries" 
( ii ) क्रम संख्या 1 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के 

shall be substituted . 

( ii) for serial number 1 and entries relating 
स्थान पर, निम्नलिखित रखे जाएंगे : 

thereto , the following shall be 
1. अध्यक्ष के स्थान पर - राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) 

substituted , namely : --- 
लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय , 

Minister of State ___ -- Chairperson " 

( Independent Charge) for 
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 । " 

Small Scale Industries and 
[ फा. सं. 6( 1)/ 96- केवीआई ] 

Agro and Rural Industries, 

Udyog Bhawan , 
शंकर अग्रवाल , संयुक्त सचिव 

New Delhi - 110011. " 

[ F. No . 6( 1y96 -KVI ] 

SHANKARAGGARWAL, Jt Secy . 
1899 GI/ 2001 


